निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 पौष 1930 ( AO ) 
पटना, सोमवार 23 दिसम्बर 2008 


( सं० पटना 580 ) 


असैनिक शल्य चिकित्सक सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णिया 


लय 


पटन 


कार्यालय आदेश 

18 मई 2007 
सं01767 -निदेशालय स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के आदेश संख्या 38 [6], दिनांक 04-01- 07 
द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से अनुसंशसित उम्मीदवार को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ( ए०एन०एम० ) 
पद पर वेतनमान 4000 -6000 एवं सरकार द्वारा समय समय पर देय अनुमान्य भत्तों के साथ 
नियुक्त किया गया है । जिसमें संलग्न सूची में कमांक 01 , मेधा सूची 1010, रौल नं0 4270 को 
पूर्णिया जिला में पदस्थापन हेतु भेजा गया । 

निदेशानुसार योगदान पश्चात नवनियुक्त ए०एन०एम० का मूल प्रमाण - पत्रों का जॉचोंपरांत महिला 
स्वास्थ्य कार्यकर्ता के स्वीकृत पद के विरूद्ध पद पर उनके नाम के सामनें अंकित स्थान में पदस्थापित 
किया जाता है । यह नियुक्त बिल्कुल औपबंधिक हैं तथा पदस्थापन स्थान में योगदान की तिथी से 
माना जाएगा । नव नियुक्त कर्मी की सेवा पदग्रहण की तिथी से दो वर्षों तक परिक्ष्यमान रहेगा । 
परिक्ष्यमान की अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाया तो बिना कारण बताये उनकी नियुक्ति समाप्त 
कर दी जाएगी । नव नियुक्त ए०एन०एम० के प्रथम वेतन भुगतान नियुक्ति आदेश के सम्पुष्टि पश्चात 
ही की जाएगी । निर्गत की तिथी से पन्द्रह दिनों के अन्दर पदस्थापित स्थान पर योगदान करना 
आवश्यक होगा समय सीमा के तहत योगदान नहीं करने पर योगदान स्वीकृत नहीं होगा । 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 23 दिसम्बर 2008 


मेधा 


कर्मी का नाम एवं पता 


वतनमान 


पदस्थापन स्थान 


रोल 
नं० 


क्रमांक 


जिला 


1010 


4270 


श्रीमति शोभा रानी सोरेन , 

चायबासा 4000 - 6000 प्राथनिक स्वास्थ्य 
पिता - मंगत सोरेन, ग्राम पो० - पोरकरिया 

केन्द्र बायसी । 
पो० - राजनगर , जिला - सिंहभूम । 


ह० / - अस्पष्ट , 
असैनिक शल्य चिकित्सक - सह - मुख्य, 

चिकित्सा पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण) 580 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 


